PART II 


HARYANA GOVT GAZ., MARCH 20, 1984 (PHGN. 30, 1905 SAKA) 


265 


वन विभाग 


दिनांक 14 मार्च, 1984 


शुष्क क्षेत्र में 


सं ० 63 4-4 ( 3)-84/ 3407. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को . संतुष्टि हो गई है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि सरकार 
द्वारा सरकारी खर्चे पर सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् ग्राम सालाहवास , तहसील कोसली , जिला रोहतक में 

वृक्ष 
उगाने के लिए स्थाई पौधशाला के लिए अपेक्षित है, जिसके लिए भूमि अर्जन अधिनियम , 1894, की धारा 4 के अधीन 
हरियाणा सरकार वन विभाग, अधिसूचना सं ० 2392-एफ.टी.( 3)-82/80 31 , दिनांक 7 जून , 1982, को प्रकाशित की गई है , 
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्टियों में वणित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम , 1894, की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के 
लिए की जाती है , जिनका इस से सम्बन्ध है । 


भूमि के नक्शों का निरीक्षण भूमि अर्जन कलैक्टर , झज्जर , के कार्यालय में किया जा सकता है । 


६ 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


ग्राम/परिक्षेत्र 


आयत 


किला नं ० 


क्षेत्रफल 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


क ० म . 


रोहतक 


कोसली 


117 


सालाहवास , 
हदबस्त नं . 
163 


12 
18 


7-4 


19 


8-0 


22 


8 


-0 


23 


| 


38-8 


4 एकड़ 6 कनाल 8 मरला 


एम ० कुट्टप्पन , 
सचिव , हरियाणा सरकार, 

वन विभाग । 


. 


FOREST DEPARTMENT 


The 15 Marchr, 1984 
No. 634- Ft-( 3 ) 84/ 3407. - Whereas the Governor of Haryana is satisfied that the land 
specified below is needed by Government , at public expense , for a public purpose, namely , for creation of 
permanent nursery for raising plantation in arid zone in village Salhawas, tehsil Kosli , district 
Rohtak , for which Haryana Governmentt Forest Department, notification No. 2392- Ft (3) --82/8031 , 
dated the 7th June, 1982 under section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 , has been published , it 
is hereby declared that the land described in the specification below is needed for the above purpose , 

This declaration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894, for 
the information of all to whom it may concern. 

The plan of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector, Jhajjar, 
district Rohiak. 


। 


.266 


HARYANA GOVT GAZ ., MARCH 20 , 1984 (PHGN . 30 , 1905 SAKA ) 


( PART 1 


SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Killa No. 


Area 


Village with 
H. B. 
No. 


Rectangle 

No. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Rohtak 


Kosli 


Salhawas , 


117 


K L 


H.B. No. 163 


12 


80 


18 


7-4 


19 


8-0 


22 


8-0 . 


23 


388 


4 Acres 


6 Kanal 8 Marla . 


M. KUTTAPPAN , 


Secretary to Government, Haryana , 

Forest Department. 


.. 


राजस्व विभाग 


है 


युद्ध जागीर 


दिनांक 6 मार्च, 1984 
क्रमांक 177 -ज (II ) -84/6244.-- श्री पत राम , पुत्र श्री हरदेव , गांव लुलाग्रहीर , तहसील कोसली, जिला 
रोहतक, की दिनांक 7 अक्तूबर , 1982 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरु स्कार 
अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है ) 
की धारा 

4 एवं 2( ए) ( 1 ) • तथा 3 ( 1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री पतराम 
को मुग्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2467 -प्रार-- 4-67/ 2545, 
दिनांक 27 जुलाई, 1967, तया अधिसूचना क्रमांक 5041 - आर.- III - 70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मन्जूर की गई 
पी , अव उसकी विधवा श्रीमति भगवानी देवी के. नाम खरीफ़ , 1983 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई 
शों के अन्तर्गत प्रदान करते है । 


क्रमांक 170 - ज- (I ) -84/ 6253.- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री रामनाथ , पुत्र श्री गोरधन , गांव पाटोदा, तहसील पटोदी, जिला गुड़गांवा, को रबी , 
1974 से खरीफ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर 
समद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 94 - ज- (I) -84/6257.-पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य . 
में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री काला सिंह, पुत्र श्री चन्दा सिंह, गांव खेड़ी शरफ अली , तहसील असन्ध , जिला 
करनाल , को रबी , 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध 
जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


न 


